रजिस्ट्रेशन सं . डी . एल . - 33004 / 96 


REGN. NO - DIL :- 33004 / 96 


HOME 


गए माया 


The Gazette of India 


- असाधारण 
EXTRAORDINARY 


AALA , 


A . Eti 


भाम II 3 - उप - खण्ड (iii ) 
PART I - Section 3 – Sub -section (H ?) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 10] 
No . 101 


नई दिल्ली , रविवार , फरवरी 18, 1996/ माघ 29, 1917 
NEW DELHI , SUNDAY , FEBRUARY 18, 1996 / MAGHA 29 , 1917 


भारत निर्वाचन आयोग 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 18 फरवरी, 1996 


ऐसी तारीख के रूप में नियत किया था कि अन्यों के 
साथ- साथ , तीन स्थानों के , जो राजस्थान राज्य का प्रति 
निधित्व करने वाले राज्य सभा के तीन पासीन सदस्यों की 
सेवा अवधि समाप्त होने के कारण तारीख 9 अप्रैल , 1996 
को रिक्त होंगे , को भरने के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन होगा , 


प्रा . अ . 19 ( अ ) . ---- यत : भारत निर्वाचन 
आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 ( 1951 
का 43 ) की धारा 39 के अधीन जारी तारीख 2 फरवरी , 
1996 की अपनी अधिसूचना सं . 318 / 96 ( 1 ) वारा ; - 
( क ) नाम निर्देशन करने की 9- 2 -1996( शुक्रवार ) 

अन्तिम तारीख 
( ख ) नाम निर्देशनों की संवीक्षा 10- 2- 1996 ( शनिवार ) 

की तारीख 
( ग ) अभ्यथिताएं वापस लेने की 12- 2- 1996 ( सोमवार ) 

अन्तिम तारीख 
( घ ) वह तारीख जिसको यदि 19- 2 - 1996 ( सोमवार ) 

पावश्यक हुमा तो मतदान 

होगा , 
( ङ ) वह तारीख जिससे पूर्व 23- 2- 1996 ( शुक्रवार ) 

निर्वाचन पूरा करा लिया 
जाएगा 


और, यतः प्रायोग को श्री भंवर लाल शर्मा, एक 
अभ्यर्थी से तारीख 11 फरवरी , 1996 को एक 
अर्जी प्राप्त हुई थी , जिन्होंने उक्त निर्वाचन के लिए अपना 
नामांकन पत्र दाखिल किया था । इस अर्जी में उनके 
प्रस्थापकों में से एक प्रस्थापक श्री हंसराम गुर्जर के विरुद्ध 
यह आरोप लगाया गया है कि उनको अनुचित प्रभाव और 
रिश्वत द्वारा यह लिख कर देने के लिए बाध्य किया गया 
था कि नामांकन पत्र पर उनके हस्ताक्षर नहीं है । 


और, यत: निर्वाचन आयोग ने राजस्थान से राज्य सभा 
के द्विवार्षिक निर्वाचन के लिए रिटनिंग आफिसर तथा मुख्य 
निर्वाचन अधिकारी , राजस्थान को यह लिखा था कि इस 
शिकायत /अर्जी पर तथ्यपूर्ण रिपोर्ट भेजें और प्रायोग की 
विनिर्दिष्ट पूर्वलिखित अनुमति के बिना परिणाम की घोषणा 
न करें ; 


406 GI / 96 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3 (iii ) ] 


और, यतः शिकायत के बारे में राजस्थान के रिटर्निंग 
प्राफिसर और मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा भेजी गई 
रिपोर्टों पर विचार करने के पश्चात आयोग ने रिटर्निंग 
माफिसर से तारीख 13 फरवरी , 1996 को यह अनुरोध 
किया था कि वे अपने न्यायिक कल्प अधिकारों का प्रयोग 
करते हुए सभी प्राप्य तथ्यों , परिस्थितियों और महत्वपूर्ण 
तथ्यों की जाच करें और एसे व्यक्तियों के कथन जिसे वे 
आवश्यक समझे रिकार्ड करें तथा ऐसे समुचित आदेश 
पारित करें , जैसा वह उचित समझें और आयोग को उन 
तथ्यों की रिपोर्ट भेजें ; 

और यतः रिटर्निंग आफिसर ने अभी तक आयोग को 
जांच के परिणाम की सूचना नहीं दी है ; 

प्रत: अब निर्वाचन आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 
324, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 39, 
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 153 द्वारा 
प्रवत्त शक्तियों और इसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए यह निदेश देता है कि यदि आवश्यक 
हुमा तो राजस्थान से राज्य सभा के लिए विवार्षिक निर्वाचन 
के लिए मतदान 1 मार्च, 1996 ( शुक्रवार ) को होगा 
और परिणामत : यह भी निदेश देता है कि 2 फरवरी, 1996 
की उसकी अधिसूचना संख्या 318 / 96 ( 1 ) में निम्नलिखित 
संशोधन किए जाएंगे :- - 


ELECTION COMMISSION OF INDIA 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 18th February, 1996 
O . N. 19 ( E ) . - Whereas the Election Commis 
sion vide its Notification No . 318196 ( 1 ) dated 
2nd February , 1996 , issued under Section 39 of 
the Representation of the People Act, 1951 ( 43 
of 1951 ) had fixed - 
( a ) the 9th February, 1996 ( Friday ) , as 

the last date for making nominations ; 
( b ) the 10th February, 1966 (Saturday), 

as the date for the scrutiny of nomi 

nations; 
( c ) the 12th February , 1996 (Monday ) , 

as the last date for the withdrawal of 

candidatures ; 
( d ) the 19th February, 1996 Monday ) , as 

the date on which a poll shall, if neces 

sary , be taken ; and 
( e ) the 23rd February, 1996 ( Friday ) , as 

the date before which the election 

shall be completed ; 
for the biennial election to the Council of States 
to fill up , among others, three seats to be caused 
vacant on 9th April , 1996 , by expiration of the 
term of office of three sitting members of the 
Council of States representing the State of Rajas 


विद्यमान खण्ड ( घ ) और ( इ ) के स्थान पर निम्न 
लिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा : - - 


than ; 


And whereas a petition was received on 11th 
February, 1996 by the Commission from Shri 
Bhanwar Lal Sharma, a candidate who had filed 
his nomination paper for the above election , 
alleging that Shri Hansram Gujjar, one of his 
proposers , was by undue influence and bribery 
made to sign some writing falsely denying his 
signature on the complainant s nomination paper, 


( घ ) ( i) वह तारीख, जिसको यदि 19 फरवरी , 1996 
आवश्यक हुमा तो 

( सोमवार ) 
राजस्थान को छोड़कर 

सभी राज्यों में मतदान होगा 
( ii ) यह तारीख , जिसको 1 मार्च, 1996 

यदि प्रावश्यक हुआ तो ( शुक्रवार ) 
राजस्थान के लिए मतदान 

होगा ; और 
( 6 ) ( i) वह तारीख जिससे पूर्व 23 फरवरी , 1996 

राजस्थान को छोड़कर ( शुक्रवार ) , 
सभी राज्यों में निर्वाचन , 

पूरा कर लिया जायेगा . 
(ii ) यह तारीख जिससे पूर्व 5 मार्च, 1996 

राजस्थान के लिए निर्वाचन ( मंगलवार ) 
पूरा कर लिया जायेगा 


And whereas the Commission wrote to the Re 
turning Officer for the biennial election to the 
Council of States from Rajasthan and the Chief 
Electoral Officer , Rajasthan to furnish factual 
reports on the complaint petition and not to dec 
lare the result without specific prior written clear 
ance of the Commission ; 


And whereas the Commission after considering 
the reports fumished by the Returning Officer 
and the Chief Electoral Officer Rajasthan , on the 
complaint, requested the Returning Officer 
on 13th February , 1996 to go into all available 
facts , circumstances and materials and if need 
be record statements of persons whom he consi 
ders so relevant and to pass such appropriate 
orders in his quasi- judicial capacity as he may 
deem fit and report facts to the Commission ; 


[ स . 318/ सी एस- राजस्थान/ 96] 

आदेश से , 
के . पी . जी . कुट्टी, सचिव 


(117 II 


3 ( iii) ] 


भारत का राजपत : असाधारण 


- 


- 


- - 


- Su - 2 


S 


. 


. . 


necessary , be taken for all the States 

except Rajasthan ; and 
( ii ) the 1st March , 1966 ( Friday ), as 
the date on which a poll shall, if neces 

sary , be taken for Rajasthan ; and 


And whereas the Returning Officer has not yet 
intimated the result of the enquiry to the Com 
mission ; 

Now , therefore , the Election Commission , in 
exercise of the powers conferred by Article 324 
of the Constitution of India , section 39 of the 
Representation of the People Act , 1951, Section 
153 of the Representation of the People Act, 
1951 and all other powers enabling it in this 
behalf , directs that the poll for the biennial elec 
tion to the Council of States from Rajasthan , if 
necessary , shall be taken on 1st March , 1966 
( Friday ) and consequently directs that the follow 
ing amendments shall be made in its Notification 
No. 318 |96 ( 1 ) dated 2nd February , 1996 : 


( e ) (i ) the 23rd February, 1996 ( Friday ) , 

as the date before which the election 
shall be completed for all the States 

except Rajasthan ; 
( ii ) the 5th March , 1966 ( Tuesday ), as 

the date before which the election 
shall be completed for Rajasthan . 


For existing clause ( d ) and ( c ) the follow 

ing shall be substituted : 


[No. 318 CS -RJ96 ) 

By order, 
K . P . G . KUTTY , Secy. 


( d ) ( i ) the 19th February , 1996 (Monday) , 

as the date on which a poll shall, if 


Printed by the Manager , Govt . of India Press , Ring Road , Maya Puri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 , 1990 


